able 


गढ़ शासन 


- 
- 


पंजीयन क्रमांक 
" छत्तीसगढ़ / दुर्ग / 09 / 2013 - 2015. " 


6 


"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के 
नगद भुगतान (बिना डाक टिकट ) के प्रेषण 
हेतु अनुमत . क्रमांक जी . 2- 22 - छत्तीसगढ़ 
गजट / 38 सि . से. भिलाई. दिनांक 
30 - 05 - 2001. " 


सत्यमेव जयते 


पण 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


( असाधारण ) 
प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 470 ] 


रायपुर, मंगलवार, दिनांक 30 जुलाई 2019 - श्रावण 8, शक 1941 


सहकारिता विभाग 
मंत्रालय, महानदी भवन , नवा रायपुर अटल नगर 


अटल नगर, दिनांक 30 जुलाई 2019 


अधिसूचना 


क्रमांक / एफ 15 - 35 / 15 - 2 / 2019 / 8 / 9. - सहकारी सोसाइटियों के रजिस्ट्रार से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 
06.07.2019 से राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि , लोकहित में विकास कार्यक्रमों के समुचित कार्यान्वयन को 
सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ की कतिपय प्राथमिक कृषि साख 
सहकारी सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाए । 

अतएव छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 16 - ग की उप - धारा (1 ) के अंतर्गत प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, प्रदेश के प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों को पुनर्गठित 
करने के लिए पुनर्गठन योजना "जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 
योजना, 2019" जारी करता है, इस पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित किया जाए । 


संलग्न : - 


पुनर्गठन योजना, 2019 


छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , 

पी . एस. सर्पराज, उप - सचिव . 


939 


940 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2019 


जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुनर्गठन योजना, 2019 


01 . 


02. 


संक्षिप्त नाम , प्रारंभ तथा विस्तार : 
___ यह योजना "जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की पुनर्गठन 

योजना, 2019 कहलाएगी । 

यह योजना छत्तीसगढ़ राजपत्र ( असाधारण) में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावशील होगी । 
( ग ) यह योजना छत्तीसगढ़ राज्य के जिला बिलासपुर की उन प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों 

के लिए लागू होगी, जो अनुसूची एक , दो एवं तीन में अधिकथित है । 
परिभाषाएँ : - इस योजना में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 
( क ) “ अधिनियम से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्र . 17 सन् 1961 ) । 

"नियम " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी नियम, 1962 | 
" पुनर्गठन " से अभिप्रेत है, इस योजना में अधिकथित अनुसार किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र 
आस्तियों, दायित्वों तथा सदस्यता आदि का किसी अन्य सोसाइटी को भागतः या पूर्णतः अन्तरण अथवा 
विभाजन द्वारा नवीन सोसाइटी का गठन । 
" प्रभावित सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिससे किसी अन्य सोसाइटी को 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" परिणामी सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी विद्यमान सोसाइटी जिसे किसी प्रभावित सोसाइटी का 
कार्यक्षेत्र, आस्तियां, दायित्व तथा सदस्यता आदि अन्तरित की गई हो । 
" नवीन सोसाइटी " से अभिप्रेत है, कोई ऐसी सोसाइटी जो विद्यमान नहीं हो परन्तु जिसे इस योजना 

के परिणामस्वरूप रजिस्ट्रीकृत किया जाए । 
( छ ) “बैंक " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य की जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर । 
( ज ) " रजिस्ट्रार" से अभिप्रेत है, सहकारी सोसाइटियों का रजिस्ट्रार अथवा छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 

अधिनियम , 1960 के अधीन नियुक्त रजिस्ट्रार की शक्तियां जिसे प्रयोक्त हो . 
पुनर्गठन की रीति : 
( क ) किसी विद्यमान सोसाइटी के कार्यक्षेत्र, आस्तियों, दायित्वों, कर्मचारी वृन्द तथा सदस्यता आदि को 

किसी अन्य एक या अधिक विद्यमान सोसाइटियों को भागतः या पूर्णतः अन्तरित करके , या 

किसी विद्यमान सोसाइटी या सोसाइटियों को दो या अधिक नवीन सोसाइटियों में विभाजित करके , या 
( ग) किसी विद्यमान सोसाइटी या किन्हीं विद्यमान सोसाइटियों को उक्त ( क ) एवं ( ख ) दोनों में उल्लेखित 

रीतियों से ; किया जायेगा । 
पुनर्गठन :- नियत तिथि से - 

" अनुसूची - एक " के कॉलम (2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम ( 3) में 
अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कार्यक्षेत्र उसी के समक्ष कॉलम ( 4 ) 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा । 
" अनुसूची - दो " के कॉलम (2 ) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों का विभाजन कॉलम (3 ) 
अधिकथित नवीन सोसाइटियों में हो जाएगा तथा ऐसी नवीन सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र कॉलम ( 4) में 
उनके समक्ष अधिकथित अनुसार होंगे । 
" अनुसूची - तीन " के कॉलम ( 2) में अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में से कॉलम (3) में 
अधिकथित कार्यक्षेत्र अपवर्जित हो जाएगा और ऐसा अपवर्जित कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष कॉलम (4) में 
अधिकथित विद्यमान सोसाइटियों के कार्यक्षेत्र में सम्मिलित हो जाएगा तथा कुछ क्षेत्र उन्हीं के समक्ष 

कॉलम ( 5) में अधिकथित नवीन सोसाइटियों का कार्यक्षेत्र हो जाएगा । 
पुनर्गठन की प्रक्रिया : 
( क ) इस योजना की एक प्रति प्रभावित सोसाइटियों को भेजी जावेगी, जिस पर वे अपना अभ्यावेदन 15 

दिवस की समयावधि में प्रस्तुत कर सकेंगे । 


03 


04. 


। 


05. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2019 


940 ( 1 ) 


इस योजना के छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 15 दिवस की समयावधि में प्रभावित 
एवं परिणामी सोसाइटी का सदस्य लिखित अभ्यावेदन संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , 
सहकारी संस्थाएं के समक्ष तीन प्रतियों में प्रस्तुत कर सकेगा । 
प्राप्त अभ्यावेदनों को संबंधित जिले के उप / सहायक पंजीयक , सहकारी संस्थाएं द्वारा परीक्षण कर 
अभिमत सहित रजिस्ट्रार को प्रस्तुत किया जायेगा । रजिस्ट्रार अपने अभिमत सहित राज्य सरकार के 
समक्ष उनके प्राप्त होने की तिथि से 15 दिवस की समयावधि में प्रस्तुत करेगा । अभ्यावेदन निराकरण 
के लिए नवीन सोसाइटी के गठन के संबंध में निम्नांकित मार्गदर्शी बिन्दुओं को यथासंभव ध्यान में 
रखा जावेगा : 
( एक ) सोसाइटी का ऋण वितरण सामान्य क्षेत्र के लिए 2.00 करोड़ रुपये तथा अनुसूचित क्षेत्रों 

के समितियों के लिए 1.00 करोड़ रुपये हों । 
सोसाइटी के कार्यक्षेत्र में कृषि योग्य रकबा सामान्य क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 
1500 हेक्टेयर तथा अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 2000 हेक्टेयर होगा । 
सोसाइटी का कार्यक्षेत्र सामान्य क्षेत्र में कार्यरत सोसाइटी के लिए 10 किमी तथा ( घ ) 

अनुसूचित क्षेत्र में कार्यरत् सोसाइटी के लिये 20 किमी होगा । 
( चार) सोसाइटी की सदस्यता न्यूनतम 750 होगी । 
(पाँच) पुनर्गठन में ग्राम पंचायत एवं पटवारी हल्का का विखण्डन न हो , अर्थात् एक ग्राम पंचायत 

व एक पटवारी हल्का के समस्त ग्राम एक ही सोसाइटी में हो । 
( छ:) सोसाइटी का कार्यक्षेत्र दो विकासखण्ड या दो तहसीलों में न हो । 
( सात) सोसाइटी के ग्राम यथा संभव एक ही विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत हो । 
( आठ ) सोसाइटी मुख्यालय में पहुंच हेतु नदी, नाले आदि बाधक न हो । 
( नौ ) सोसाइटी का मुख्यालय यथासंभव वहीं हो , जहां पर गोदाम, अन्य आधारभूत संरचना 

निर्मित हो । 
राज्य सरकार द्वारा अभ्यावेदनों का निराकरण अधिकतम 30 दिवस के भीतर किया जाएगा । 
अभ्यावेदनों पर राज्य सरकार का विनिश्चय अन्तिम होगा । 
इस योजना की प्रति बैंक को दी जाएगी, प्रति प्राप्त हो जाने के पश्चात् 15 दिवस की समयावधि में 
बैंक का बोर्ड उस पर विचार करके प्रस्तावित पुनर्गठन योजना के सम्बन्ध में परामर्श लिखित रूप से 
रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा, ऐसे परामर्श को रजिस्ट्रार अपने अभिमत के साथ राज्य सरकार 
को प्रस्तुत करेगा और राज्य सरकार उस पर अपना विनिश्चय यथाशीघ्र करेगी । 
प्राप्त अभ्यावेदनों तथा बैंक से प्राप्त परामर्श पर सम्यक विचारोपरान्त यदि राज्य सरकार चाहे तो 
इस योजना में आवश्यक परिवर्तन , उपान्तरण, संशोधन कर सकेगी तथा अंतिम प्रकाशन किया 
जायेगा , जो सभी पक्षों पर बंधनकारी होगा, तदुपरांत संबंधित प्राधिकारी यथाशीघ्र आवश्यक आदेश 

तथा अन्य सभी आवश्यक कार्यवाहियाँ करेंगे । 
सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व : 
( क ) प्रभावित सोसाइटियों के अपवर्जित कार्यक्षेत्र से संबंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व उन परिणामी 

सोसाइटियों को अन्तरित हो जाएंगे जिन्हें ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र अन्तरित हुए हों । 
प्रभावित सोसाइटियों के ऐसे अपवर्जित कार्यक्षेत्र जिनसे नवीन सोसाइटियों का गठन हो रहा हो , से 
सम्बंधित सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व नवीन सोसाइटियों की सदस्यता, आस्तियां एवं दायित्व होंगे । 
आस्तियों तथा दायित्वों का विभाजन करने के लिए सामान्यतया 30 जून, 2019 की स्थिति में सदस्यों 

पर अवशेष ऋण को आधार माना जाएगा । 
रजिस्ट्रेशन / निरसन : 
( क ) इस योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप जिन नवीन सोसाइटियों का गठन होना आशायित होगा 

उनके रजिस्ट्रीकरण के आदेश , प्रमाण पत्र तथा उपविधियां रजिस्ट्रार के द्वारा या उसके अधीनस्थ ऐसे 
संयुक्त / उप / सहायक रजिस्ट्रार के द्वारा तैयार किये एवं जारी किये जाएंगे, जो अधिनियम की धारा 

9 के अधीन रजिस्ट्रीकरण करने के लिए सशक्त होगा । 
( ख ) जहाँ आवश्यक हो वहाँ ऐसी प्रभावित सोसाइटियों, जिनके अस्तित्व को बनाये रखना आवश्यक नहीं 

होगा, के रजिस्ट्रीकरण को सक्षम अधिकारी द्वारा संबंधित विधि अनुसार रद्द किया जावेगा । 


06 . 


940 ( 2 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2019 


08. प्रबन्ध : 

योजना प्रभावशील होने के साथ ही प्रभावित सोसाइटियों तथा परिणामी सोसाइटियों में जहाँ कहीं 
निर्वाचित बोर्ड होगा, वह तथा ऐसी सोसाइटी का प्रतिनिधि कार्य करने से परिविरत हो जाएगा तथा 
सोसाइटी के कामकाज का प्रबंध करने के लिए, उप / सहायक पंजीयक के आदेश द्वारा किसी व्यक्ति 
अथवा व्यक्तियों को अस्थायी रूप से आदेश में उल्लिखित कालावधि तक के लिए अथवा बोर्ड के नये 
निर्वाचन होने तक के लिए नियुक्त किये जा सकेंगे । एकाधिक व्यक्तियों की दशा में कोई एक व्यक्ति 
को अध्यक्ष नियुक्त किया जाएगा । परन्तु अशासकीय व्यक्ति / व्यक्तियों को नियुक्त करने की दशा में 
वह या वे ऐसे व्यक्तियों में से होंगे जो उस सोसाइटी के सदस्य हो । 
नवीन सोसाइटियों का प्रबन्ध, उसे रजिस्ट्रीकृत करने वाले अधिकारी के आदेश द्वारा अस्थायी रूप से 
नियुक्त किसी व्यक्ति या व्यक्तियों में निहित होगा । 
प्रभावित सोसाइटी, परिणामी सोसाइटी तथा नवीन सोसाइटी का प्रतिनिधित्व, प्रतिनिधि का नया 
निर्वाचन होने तक वह व्यक्ति करेगा जिसे उपरोक्त कंडिका ( क ) में विहित अनुसार नियुक्त किया 

गया हो परन्तु व्यक्तियों की दशा में उनके संकल्प द्वारा प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी । 
09. कर्मचारीवृन्द : 

( क ) नवीन सोसाइटियों में प्रबन्धक की नियुक्ति नियमों के अनुसार की जाएगी । 
( ख ) प्रभावित सोसाइटियों के कर्मचारीवृन्द अन्तरित कार्यक्षेत्र के अनुरूप परिणामी सोसाइटियों के कर्मचारी 

हो जाएंगे । 
अधिकार, हित और कर्तव्य आदि : 
( क ) परिणामी सोसाइटियों को अन्तरित कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार, हित, कर्तव्य बाध्यताएँ 

आदि उनमें ही निहित होंगी । 
( ख ) नवीन सोसाइटियों में उनके कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित समस्त अधिकार , हित कर्तव्य , बाध्यताएँ आदि 

निहित होंगी । 
11. विवाद : - इस योजना से प्रभावित सदस्यता, आस्तियों, दायित्यों एवं कर्मचारीवृन्द विषयक कोई भी विवाद 

अधिनियम की धारा 64 के अधीन संयुक्त पंजीयक / पंजीयक द्वारा निराकृत किया जाएगा । 
12. आदेश जारी करने की शक्तियां : - इस योजना के क्रियान्वयन में आने वाले कठिनाइयों, समस्याओं, विवादों 

आदि को दूर करने तथा योजना के क्रियान्वयन को सुकर बनाने के लिए राज्य सरकार तथा रजिस्ट्रार ऐसे 
अनुषांगिक और परिणामिक आदेश कर सकेंगे जैसा कि परिस्थितियों द्वारा अपेक्षित हो, यह और भी कि 

रजिस्ट्रार समय - समय पर ऐसा निर्देश / मार्गदर्शन भी जारी कर सकेगा, जैसा कि वह आवश्यक समझे । 
संलग्न : अनुसूची – एक , दो एवं तीन 


. 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 30 जुलाई 2019 


940 ( 3 ) 


जिला बिलासपुर , छत्तीसगढ़ की प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटियों की 

पुर्नगठन योजना, 2019 

अनुसूची - एक 


| 


क्र . 


विद्यमान सोसायटी जो 

प्रभावित है 
( प्रभावित सोसायटी ) 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र 
( ग्रामों का नाम ) 


विद्यमान सोसायटी जिसमें 
अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 
( परिणामी सोसायटी ) 


घुरु 


लाखासार 


तिफरा 
बोदरी 
सकरी 
लाखासार 
छतौना 
| गनियारी 


हरदी ( मण्डी ) 
घुटकू 
सकरी 
सकर्रा 
घुटकू 


हिरी 


8 | सकरी 


गिरधौना 
लाखासार 
गनियारी 
खम्हरिया 
खम्हरिया 
तखतपुर 


9 घुटकू 
10 | गिरधौना 

तखतपुर 
12 

| खम्हरिया 
13 | जरौधा 
14 | कुआ 
15 पुरेना 
16 | बेलपान 
17 | बीजा 


पुरैना 


चिचिरदा 
परसदा 
कोरमी, बसिया 
हांफा 
बिनौरी, पेण्डारी 
बेलमुण्डी 
चोरभट्टीखुर्द 
डिघोरा , मेडपार छोटा , खरकेना 
सांवाताल, कोड़ापुरी 
कुरेली, सागर 
नरोतिकापा 
करही 
सिंगारबहरी 
बिलौन 
लिदरी 
पेण्ड्री 
बहुतरा 
ठाकुरकापा 
बेलगहना 
राजपुर , 
बघेलकापा 
करमीटार 
अमने 
सिरसहा, खरगा 
तिलैहापारा 
कलारतराई 
केवरापारा 
तुलुप, करवा 
कुरदुर, औरापानी 
अमाली, बिल्लीबंद 
चुकतीपानी 
केंवची, आमाडोल 
ललाती 
सारबहरा 
भदौरा , आन्दू, सेमरा, डुमरिहा 
कंचनडीह 
सेंवरा, अडभार, कुड़कई 


बेलपान 
गिरधौना 
कुंआ 
| कुआ 
कुंआ 
बीजा 


18 | नेवरा 


| भरारी 
20 | करगीखुर्द 


21 | धूमा 


| पीपरतराई 
23 करगीकला 
24 | मिठठूनवागांव 

बेलगहना 
कोटा 
लालपुर 
| गौरेला 


पीपरतराई 
बेलपान 
करगीकला 
करगीकला 
पीपरतराई 
बेलगहना 
बेलगहना 
करगीखुर्द 
गौरेला 
खोंडरी 
पेण्ड्रा 
गौरेला 
गौरेला 
नवागांव 
पेण्ड्रा 


29 | खोडरी 


- 


30 पेन्ड्रा 


31 | देवरीकला 


940 ( 4 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2019 


3 


- 


33 


नवागांव 
कोडगार 
मरवाही 
| सिवनी 
| लरकेनी 


बंधी, अमरपुर, पतगंवा 
पडरिया, नवापा 

धनौरा 
निमधा 
बरवासन 
साल्हेकोटा 
रूमगा, कोलबिरा, पथर्रा, सेखवा, मड़ई 


पेण्ड्रा 
नवागांव 
लरकेनी 
लरकेनी 
सिवनी 
लरकेनी 
देवरीकला 
बिल्हा 
बोड़सरा 
बोड़सरा 
हिरी 


37 | भरीडांड 


मुड़ीपार 


| सेंवार 

बरतोरी 


गुमा 


गुमा 
बरतोरी 


हिरी 


बिल्हा 
| बोड़सरा 
मोहतरा 

दगौरी 
| 45 | बिटकुली 
| 46 | हिरी 

47 | सारधा 
48 | टिकारी 

| मस्तुरी 


बिल्हा 


| 50 | किरारी 
| 51 गतौरा 


जयरामनगर 
भरारी 
| धुवाकारी 

| मल्हार 
56 | जैतपुर 
57 | लोहर्सी 
| गोडाडीह 
मानिकचौरी 
ओखर 
चिल्हाटी 


खम्हारडीह 
झाल 
हरदी, पेंड्रीडीह 
बोहारडीह 
अमलडीहा 
भोजपुरी , संबलपुरी 
पत्थरखान 
भैंसवाडे 
डोड़की 
दलदली 
सरगंवा 
वेदपरसदा 
किसान परसदा 
कोसमडीह 
जलसो, कटहा 
सुकुलकारी , केंवतरा 
धनगंवा, भगवानपाली 
चकरबेढ़ा, बेटरी 
लोहर्सी 
भुरकुंडा 
रैलहा 
ठाकुरदेवा 
सेमराडीह 
उदईबंद 
गोपालपुर 
गोबरी 
सीधीपारा 
जंजीरडीह 
सीस 
मदनपुर 
मोहतराई 
नवागांव स डबरीपारा, सल्का, पोडी स 
गोपालपुर 
नेवसा 
मंजूरपहरी, बम्हनीखुर्द 
कौवाताल , झलमला, बरेली 


बिल्हा 
सेंवार 
मस्तुरी 
टिकारी 
मस्तुरी 
जयरामनगर 
मस्तुरी 
ध्रुर्वाकारी 
भरारी 
ओखर ( लोहर्सी) 
मल्हार 
लोही 
भरारी 
ध्रुर्वाकारी 
मल्हार 
मानिकचौरी 
लोहर्सी 


62 सोन 


सोन 


जोधरा 
बहतरा 
रतनपुर 
रानीगांव 


- 


66 


67 


| 67 कर्रा 


मानिकचौरी 
चपोरा 
रतनपुर 
सलका 
रतनपुर 
रानीगांव 
| कोटा 
उच्चभट्ठी 


68 


लखराम 
भरारी 
चपोरा 


. 


बाम्हू 


बाम्हू 


सल्का 

उच्चभठी 
| 74 | नरगोंडा 


बाम्हू 


पोंडी 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2019 


940 ( 5 ) 


3 
मचखंडा, नवागांव 
कौड़िया , मुड़पार, रांक 
गुड़ी, खडगपुर , हिण्डाडीह 
पंधी, खजरी, परसाही, दर्राभांठा 
पीपरानार 


नरगोड़ा 
जांजी 
नरगोड़ा 


- 


देवरी 


जुहली 


75 | पोंड़ी 
76 | देवरी 
77 | सीपत 
78 | जांजी 
79 | धनिया 
80 सोठी 
81 | कुकदा 
82 | बिरकोना 
83 | सेंदरी 
84 | सरकण्डा 
85 | नगोई 
86 | पौंसरा 

87 सेमरताल 
| 88 मोपका 
| 89 | उर्तुम 
| 90 हरदी 
91 महमंद 

| सिंघनपुरी 
93 | जुनापारा 


जेवरा 
बिरकोना 
गतौरी 
बिजौर 
बैमा 
पौंसरा 
भदौरियाखार 
फरहदा 
मटियारी 
फदहा, बोहारडीह 
सिरगिटटी 
सफरीभांठा 
कठमुण्डामाल 


सोंठी 
कुकदा 
सोंठी 
बिरकोना 
सेमरताल 
नगोई 
नगोई 
पौंसरा 
भरारी 
गतौरा 
जांजी 
सारधा 
बोदरी 
जूनापारा 
सिंघनपुरी 


अनुसूची - दो 


नवीन सोसायटी का कार्यक्षेत्र ( ग्रामो का 


विद्यमान सोसायटी जो प्रभावित है 

( प्रभावित सोसायटी ) 


नवीन सोसायटी 


नाम ) 


2 


3 


सकर्रा 


खजुरी 


2 | घुटकू 


पोंडी 


4 
खजुरी , सकेती, मेढ़पार, सांवाताल , 
कोड़ापुरी, ठाकुरकापा, कुरेली, सागर 
पोंड़ी, जोंकी, भरनी, परसदा, देवरीकला । 
केंदा, चुरेली, मानिकपुर, विचारपुर, 
कुसुमखेड़ा, बरपाली, केंदाडांड़, लुसदा, 
मझगंवा, कटरा, नवापारा , नेवारीबहरा, 
सेमरा, सिलपहरी , छतौना, सोढ़ाखुर्द , 
परसापानी 
बेलटुकरी, कछार , एरमसाही, नवागांव , 
हरदाडीह, तेन्दुवा 
कनई, खोंधरा, जेवरा, अदराली, निरतू 


3 | मिठुनवागांव 


केंदा 


जयरामनगर 


बेलटुकरी 


निरतू 


5 | कुकदा 
6 | पुरैना 


ढनढन 


विचारपुर, ढनढन, दैजा, पकरिया 


940 ( 6 ) 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 30 जुलाई 2019 


- 


अनुसूची - तीन 


क्र . | विद्यमान सोसायटी जो 

प्रभावित है (प्रभावित 


नवीन सोसाइटी 
जिसमें अपवर्जित 
क्षेत्र जुड़ा है 

5 


क्षेत्र ) 


2 


सकर्रा 


खजुरी 


2 


घुटकू 


पोंडी 


अपवर्जित कार्यक्षेत्र विद्यमान सोसायटी जिसमें 
( ग्रामों का नाम ) 

अपवर्जित क्षेत्र जुड़ा है 

( परिणामी सोसायटी ) 
3 
खजुरी, सकेती, मेढ़पार, 
सांवाताल, कोड़ापुरी, 

सकर्रा 
ठाकुरकापा, कुरेली, सागर 
पोंड़ी, जोंकी, भरनी, परसदा, । 
देवरीकला 

घुटकू 
केंदा, चुरेली, मानिकपुर , 
विचारपुर, कुसुमखेड़ा, बरपाली, 
केंदाडांड़, लुसदा, मझगंवा , 

| मिटठुनवागांव 
कटरा, नवापारा , नेवारीबहरा , 
सेमरा, सिलपहरी, छतौना, 
सोढ़ाखुर्द, परसापानी 
बेलटुकरी, कछार, एरमसाही, 

जयरामनगर 
नवागांव, हरदाडीह, तेन्दुवा 
कनई, खोंधरा, जेवरा, अदराली, 

कुकदा 
निरतू 
विचारपुर, ढनढन , दैजा , 

पुरैना 
पकरिया 


3 मिठुनवागांव 


केंदा 


जयरामनगर 


बेलटुकरी 


कुकदा 


निरतू 


पुरैना 


ढनढन 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय , रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2019. 


